पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 335 ] 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 - आषाढ़ 25, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 33 / 2019 / 18. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 
29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत सरगांव, जिला -मुंगेली के 
वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है : 


1. 


सरगांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की 
सीमा निर्धारित करता है । 


यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा । 


अनुसूची 


वार्ड क्रमांक 


2 


वार्ड का नाम 
रानी अवंती बाई वार्ड 
भक्त कर्मामाता वार्ड 
वीर भामासाह वार्ड 
बरमदेव वार्ड 
लक्ष्मी वार्ड 
राम सप्ताह वार्ड 
पं . दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
जय स्तंभ वार्ड 
गुरू गोविंद सिंह वार्ड 
इंदिरा वार्ड 
बजरंग वार्ड 
सुभाष वार्ड 
स्वामी विवेकानंद वार्ड 
अटल वार्ड 
आजाद वार्ड 


10 


11 
___ 12 

13 


15 


669 


670 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2019 


सरगांव नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण 


वार्ड क्रमांक 01 रानी अवंती बाई वार्ड 


उत्तर - 
पूर्व - 
दक्षिण - 


टेसुआ नाला से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर ऑगनबाड़ी भवन होते हुए शा. प्रा. शाला भवन तक । 
शा . प्रा . शाला भवन से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर सरगांव खपरी पहुँच मार्ग तक । 
सरगांव खपरी पहुँच मार्ग से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर सामुदायिक भवन होते हुए छबीलाल के 
घर तक । 
छबीलाल के घर से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर टेसुआ नाला तक । 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 02 भक्त कर्मामाता वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 
दक्षिण - 


शासकीय मदिरा दुकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर विश्राम गृह पर्यटन विभाग होते हुए तहसील 
कार्यालय भवन तक । 
तहसील कार्यालय से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर दुरपति साहू के मकान तक । 
दुरपति साहू के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर राजकुमार साहू के मकान होते हुए सोहन 
के मकान तक । 
सोहन के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर शासकीय मदिरा दुकान तक । 


पश्चिम - 


उत्तर - 


पूर्व 


वार्ड क्रमांक 03 वीर भामासाह वार्ड 
अशोक साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर सुन्दर साहू के मकान होते हुए लक्ष्मी देवांगन 
के मकान तक । 
लक्ष्मी देवांगन के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर घनश्याम कौशिक के मकान होते हुए 
ईस्माईल के मकान तक । 
इस्माईल के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर पुसउ साहू के मकान तक । 
पुसउ साहू के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर हरिराम साहू के मकान होते हुए अशोक 
साहू के मकान तक । 


दक्षिण - 
पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 04 बरमदेव वार्ड 


उत्तर - 


छेदी साहू के घर से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर मेघनाथ के मकान होते हुए माण्डवी शर्मा के मकान 


तक । 


पूर्व - 


माण्डवी शर्मा के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर दिलहरण साहू के मकान होते हुए पानी टंकी 


तक । 


दक्षिण - 


पानी टंकी से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर सती वैष्णव के मकान होते हुए राम स्वरूप के मकान 
तक । 
राम स्वरूप के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर कंदहा तालाब होते हुए छेदी साहू के घर 
तक । 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 05 लक्ष्मी वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व 


गिरधारी साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर चुन्नी लाल साहू के मकान होते हुए 
शिवकुमार साहू के मकान तक । 
शिवकुमार साहू के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर छेदू केंवट के मकान होते हुए ऑगनबाडी 
भवन तक । 
ऑगनबाड़ी भवन से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बंधवा तालाब तक । 
बंधवा तलाब से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर रतन साहू के मकान होते हुए गिरधारी साहू के 
मकान तक । 


दक्षिण - 
पश्चिम - 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


670 ( 1 ) 


वार्ड क्रमांक 06 राम सप्ताह वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 
दक्षिण - 


जलेश्वर कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर बसंत कौशिक के मकान होते हुए बड़ा 
पुलिया तक । 
बड़ा पुलिया से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर रामसप्ताह चौक सामुदायिक भवन तक । 
रामसप्ताह सामुदायिक भवन से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर राधाकृष्ण मंदिर, छोटा तालाब, 
मुक्तिधाम होते हुए ईण्डेन गैस एजेंसी तक । 
ईण्डेन गैस एजेंसी से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर बड़ा तालाब, पुरानी मस्जिद होते हुए जलेश्वर 
कौशिक के मकान तक । 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 07 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 


मुरीत वर्मा के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर लक्ष्मण वर्मा के मकान होते हुए जगेश कौशिक 
के मकान तक । 
जगेश कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर लक्ष्मण यादव के मकान होते हुए श्रीराम 
जानकी मंदिर तक । 
श्रीराम जानकी मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर गणेश वर्मा के मकान होते हुए रामकुमार 
कौशिक के मकान तक । 
रामकुमार कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर मुरीत वर्मा के मकान तक । 


दक्षिण - 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 08 जय स्तंभ वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 
दक्षिण - 
पश्चिम - 


जलील खान के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर आबिद अली के मकान होते हुए कुआ चौक 
तक । 
कुआ चौक से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर से रामबिलास गोडाउन तक । 
रामबिलास के गोडाउन से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर संतोष विश्वकर्मा के मकान तक । 
संतोष विश्वकर्मा के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर जलील खान के मकान तक । 


वार्ड क्रमांक 09 गुरू गोविंद सिंह वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 


रवि मोबाईल से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर मन्नान खान, मथुरा यादव के मकान होते हुए संतोषी 
यादव के मकान तक । 
संतोषी यादव के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर खसरा नम्बर 1954 / 1 होते हुए मोहभट्ठा 
चौक तक । 
मोहभट्ठा चौक से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुराज पेट्रोल पंप, 
सरदार पोहा मिल, सुप्रीम पेट्रोल पम्प होते हुए शिवम स्टोर्स तक । 
शिवम स्टोर्स से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर लक्ष्य कम्प्यूटर, मोईन खान के मकान होते हुए 
रवि मोबाईल तक । 


दक्षिण - 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 10 इंदिरा वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 
दक्षिण - 


मोहम्मद खलील खान के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर गौकरण यादव के मकान होते हुए 
रेखा यादव के मकान तक । 
रेखा यादव के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर एजाज अहमद के मकान तक । 
एजाज अहमद के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर जगजीत सिंह के मकान होते हुए 
लक्ष्मण वर्मा के मकान तक । 
लक्ष्मण वर्मा के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर मोहम्मद खलील खान के मकान तक । 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 11 बजरंग वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व 


जलेश्वर कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर सालिक साहू के मकान होते हुए संतोष 
साहू के मकान तक । 
संतोष साहू के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर रमेश साहू के मकान से होते हुए हेमनाथ साहू 
के मकान तक । 
हेमनाथ साहू के मकान से दक्षिण पश्चिम की ओर दूखी राम कौशिक के मकान तक 
दुखीराम कौशिक के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर चंद्रहास कौशिक के मकान तक । 


दक्षिण - 
पश्चिम - 


670 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2019 


वार्ड क्रमांक 12 सुभाष वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 


वरदंत एग्रो फार्म हाउस से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर भारती पेट्रोल पंप एवं भोईना तालाब होते 
हुए जाहिदा बेगम के मकान तक । 
जाहिदा बेगम के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर दिलहरण साहू के मकान होते हुए प्यारे साहू 
के मकान तक । 
प्यारे साहू के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर कुकुर बोरा तालाब होते हुए विष्णु साहू के 
मकान तक । 
विष्णु साहू के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर वरदंत एग्रो फार्म हाउस तक । 


दक्षिण - 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 13 स्वामी विवेकानंद वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व - 
दक्षिण - 


पूजा ढाबा से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर बांध एवं पुष्पवाटिका व नगर पंचायत कार्यालय भवन होते 
हुए धनुष ढाबा तक । 
धनुष ढाबा से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर नरेन्द्र साहू के मकान होते हुए खन्तिहा तालाब तक । 
खन्तिहा तालाब से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर उन्मुक्त खेल मैदान होते हुए सरगांव बाईपास 
चौक तक । 
सरगांव बाईपास चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर पूजा ढाबा तक । 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 14 अटल वार्ड 


उत्तर - 


पूर्व 


चैतराम यादव के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर यासीन के मकान होते हुए जेठू साहू के 
मकान तक । 
जेठू साहू के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर ईश्वर गंधर्व के मकान होते हुए मुस्तफा के 
मकान तक । 
मुस्तफा के मकान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर शासकीय प्राथमिक शाला हकीम नगर होते 
हुए बी . आर. साहू के मकान तक । 
बी. आर. साहू के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर अटल चौक कृषि मंडी होते हुए चैतराम 
यादव के मकान तक । 


दक्षिण - 


पश्चिम - 


वार्ड क्रमांक 15 आजाद वार्ड 


उत्तर - 
पूर्व - 
दक्षिण - 
पश्चिम - 


राजकुमार साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जगदीश देवांगन के मकान तक । 
जगदीश देवांगन के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व दक्षिण की ओर मुस्लिम कब्रिस्तान तक । 
कब्रिस्तान से प्रारंभ होकर दक्षिण पश्चिम की ओर उमेश सोनी के मकान तक । 
उमेश सोनी के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम उत्तर की ओर राजकुमार के मकान तक । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का , उप - सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1 - 33 / 2019 / 18. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 - 33 / 2019 / 18 दिनांक 12 - 07 - 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. एक्का , उप - सचिव . 


Atal Nagar , the 12th July 2019 


NOTIFICATION 


No. F 1 -33 /2019 / 18 . — In exercise of the powers conferred by sub section (1 ) of section 29 of the 
chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of 
wards of Nagar Panchayat Sargaon , Distt. Mungeli as per schedule given Below : 


SOMETIC TH48 ,flip 16 GLKIŞ 2019 


670 ( 3 ) 


1 . 


Divides Nagar Panchayat Sargaon into 15 wards and described the limits of each ward as shown in 
schedule . 


Notified that one councilor shall be elected from each such ward . 


SCHEDULE 


WARD No. 


WARD NAME 
RANIAVANTI BAI WARD 
BHAKT KARMAMATA WARD 
VEER BHAMA SHAH WARD 
BARAMDEV WARD 
LAXMIWARD 
RAMSAPTTAH WARD 
PT.DEENDAYAL UPPADHAYAY WARD 
JAI STAMBH WARD 
GURUGOVIND SINGH WARD 
INDIRA WARD 
BAJRANG WARD 
SUBHASH WARD 
SWAMI VIVEKANAND WARD 
ATAL WARD 
AZAAD WARD 


11 


12 


13 


14 
15 


Descriptions of the Boundries ofward of Nagar Panchayat Sargaon 


ward number 01 Rani Avanti Bai ward 


North 


East 


Starting from Tesua Nalla , to the North East towards Agnabadi Bhavan , till government 
primary shchool building . 
Starting from government primary shchool building towards the east south direction till sargaon 
khapari approch road . 
from sargaon khapari approch road towards south west direction to the house of Chhibilal by 
having a community building . 
starting from Chibilal s house , towords west north direction to Tesua Nala . 


South 


West - 


Ward Number 02 Bhakt karmaMata ward 


North 


East 
South 


Starting from the government liquor shop towards north east direction including tourism 
department resort to the tahsil office building . 
starting from tahsile office building towards east south upto durpati sahu house. 
starting from durpati house towards south west direction including rajkumar house upto sohan 
house . 
strating from sohan house towards west north direction upto government liquor shop. 


West 


Ward Number 03 Veer Bhamashah ward 


North 


East 


Starting from ashok sahu house towards north east direction including sundar sahu house upto 
laxmi dewangan house . 
starting from laxmi dewangan house towards east south direction taking ghanshyam kaushik 
house upto smile khan house. 
starting from smile house towards south west direction upto pusau sahu house . . 
strating from pusau house towards west north direction taking hariram house upto ashok sahu 
house . 


South 
West 


670 ( 4 ) 


BORING 1941, facich 16 US 2019 


Ward Number 04 Baramdev ward 


North 


East 


Starting from chhedi sahu house towards north east direction including meghnath house upto 
mandwi sharmahouse . 
starting from mandwisharma house towards east south direction taking dilharan sahu house upto 
water overhead tank . 
starting from water overhead tank towards south west direction taking sati vaishnav house upto 
ramswarup house . 
strating from ramswarup house towards west north direction including kandaha talab upto 
chhedi sahu house . 


South 


West 


Ward Number 05 Laxmiward 


North 


East 


Starting from girdhari sahu house towards north east direction taking chunnilal sahu house upto 
shivkumar house . 
starting from shivkumar house towards east south direction taking chhedu kewant sahu house 
upto aanganbadi building . 
starting from aanganbadi building towards south west direction upto surrounding bandhwa talab . 
strating from surrounding bandhwa talab towards west north direction taking ratan sahu upto 
girdhari sahu house . 


South 
West 


Ward Number 06 Ram Sapttah ward 


North 


East 


Starting from jaleshwer kaushik house towards north east direction taking basant kaushik house 
upto bada pulia . 
starting from bada pulia towards east south direction upto ramsapttah chowk community 
building. 
starting from ramsapttah chowk community building towards south west direction including 
radhakrishna mandir, chhota talab and muktidham upto indane gas agency. 
strating from indane gas agency towards west north direction including bada talab, old maszid 
upto jaleshwer kaushik house . 


South 


West 


Ward Number 07 Pt. Dindayal Uppadhyay ward 


North 


East 


Starting from murit verma house towards north east direction taking laxman verma house upto 
jagesh kaushik house . 
starting from jagesh kaushik towards east south direction taking laxman yadav upto shreeram 
jankimandir. 
starting from shreeram jankimandir towards south west direction including ganesh verma house 
upto ramkumar kaushik . 
strating from ramkumar kaushik towards west north direction upto murit verma house . 


South 


West 


Ward Number 08 Jaistambh ward 


North 


East 
South 
West 


Starting from jalil khan house towards north east direction taking aabid khan house upto kunwa 
chowk . 
starting from kunwa chowk towards east south direction upto rambilas godown. 
starting from rambilas godown towards south west direction upto santosh vishwkarma house . 
strating from santosh vishwkarma house towards west north direction upto jalil khan house . 


Ward Number 09 Guru Govind Singh ward 


North 


East 


Starting from ravi mobile shop towards north east direction including mannan khan , mathura 
yadav house upto santoshi yadav house . 
starting from santoshi yadav house towards east south direction taking khasara no . 1954 /1 upto 
mohbhattha chowk. 
starting from mohbhattha chowk towards south west direction including samudayik swasth 
kendra , anuraaj petrol pump, sardar poha mill and supreme petrol pump upto shivam stores. 
strating from shivam stores towards west north direction including lakshya computers and moin 
khan house upto ravimobile shop . 


South 


West 


E 


TIC TH48 , faccio 16 FLAŞ 2019 


670 (5 ) 


Ward Number 10 Indira ward 


North 


East 
South 


Starting from md. khalil khan house towards north east direction including gaukaran yadav 
house upto rekha yadav house . 
starting from rekha yadav house towards east south direction upto ajaj ahmed house. 
starting from ajaj ahmed house towards south west direction taking jagjit singh house upto 
laxman verma house . 
strating from laxman verma house towards west north direction upto md. khalil khan . 


West 


Ward Number 11 Bajrang ward 


North 


East 


Starting from jaleshwer kaushik house towards north east direction including salik house house 
upto santosh sahu house . 
starting from santosh sahu house towards east south direction taking ramesh sahu upto hemnath 
sahu house . 
starting from hemnath house towards south west direction upto dukhiram kaushik house . 
strating from dukhiram kaushik house towards west north direction upto chandrahas kaushik 
house . 


South 
West 


Ward Number 12 Subhash ward 


North 


East 


Starting from vardant agro farm house towards north east direction including bharti petrol pump 
and bhoina talab upto zahida begum house . 
starting from zahida begum house towards east south direction taking dilharan sahu upto pyare 
sahu house. 
starting from pyare sahu house towards south west direction taking kukurbora talab upto vishnu 
sahu house. 
strating from vishnu sahu house towards west north direction upto vardant agro farm house. 


South 


West 


Ward Number 13 SwamiVivekanand ward 


North 


East 


Starting from pooja dhaba towards north east direction including bandh , pushpa watika and 
nagar panchayat office building upto dhanush dhaba. 
starting from dhanush dhaba towards east south direction taking narendra sahu upto surrounding 
khantiha talab . 
starting from khantiha talab surrounding towards south west direction taking unmukta khel 
maidan upto sargaon NH 130 bypass chowk . 
starting from sargaon NH 130 bypass chowk towards west north direction upto pooja dhaba . 


South 


West 


Ward Number 14 Atal ward 


North 


East 


Starting from chaitram yadav house towards north east direction including yasin house upto 
jhethu sahu house. 
starting from jhethu sahu house towards east south direction taking ishwer gandharv house upto 
mustafa house . 
starting from mustafa house towards south west direction taking government primary school 
hakimnagar upto B . R . sahu house . 
starting from B .R . sahu house towards west north direction including atal chowk, krishi mandi 
upto chaitram yadav house . 


South 


West 


Ward Number 15 Azad ward 


North 
East 
Eouth 
West 


Starting from rajkumar sahu house towards north east direction upto jagdish dewangan house. 
starting from jagdish dewangan house towards east south direction upto muslim kabristaan . 
starting from muslim kabristaan towards south west direction upto umesh soni house . 
starting from umesh soni house towards west north direction rajkumar sahu house . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R . EKKA, Deputy Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


